निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


12 आषाढ़ 1936 ( AO ) 
पटना, वृहस्पतिवार , 3 जुलाई 2014 


( संo पटना 573) 


पंचायती राज विभाग 


अधिसूचना 

30 जून 2014 
सं० १प / स० - 1 - 104 / 2010 / 4576 / पं०रा० श्री शाहिद परवेज (बि०प्र०से०) जिला पंचायत राज 
पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को प्रशासनिक कारणों से कार्यहित में स्थानांतरित करते हुए जिला पंचायत राज पदाधिकारी , 
पटना के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 
2. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा । 

आदेश से , 

( ह0 ) अस्पष्ट , 
संयुक्त निदेशक - सह - संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 573-571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website: http ://egazette .bih .nic .in 


